रजिस्ट्री संगी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


4. 


मसामयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (11) 
PARTI - Section3 - Sub - section cam 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, ब्रहस्पतिवार, सितम्बर 20 , 2001 / भा 29, 1913 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 20 , 2001/BHADRA 29 , 1923 


सं . 676 ] 
No. 676 ] 


% 


- 


- 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 
का . आ. 901( अ ) - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम,1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के 
कॉलम ( 2 ) उल्लिखित संस्थाओं का अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) 
में यथा उल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को 
विनिर्दिष्ट करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम 
राशि , जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, को भी 
अार्दिष्ट करती है, नामतः 

सारणी 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


4 , 


कम संस्था का नाम परियोजना अथवा स्कीम तथा धारा 35 क ग के 
सं० | उसकी अनुमानित लागत 

तहत कटौती के रूप 
में अनुज्ञात की जाने 
. वाली लागत की । 

अधिकतम राशि 
2 . 
काफ्ट कांउसिल ऑफ श्री पेरम्बटूर , कांचीपुरम जिला, 63 . 00 लाख रूपए 
इन्डिया , जी एफ टेम्पल तमिलनाडू में तथा इसके 
दीज , 20 वेंकटनारायणा आस- पास 15 अनौपचारिक शिक्षा 
रोह, टी० नगर, तवा ऐरी एम्बोइडरी प्रशिक्षण केन्द्र 
चेन्नई - 600017. को चलाना , अनुमानित लागत 

63. 00 लाख रुपए । 


- 


- 


2929GV2001 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC .3(i)] 


2 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


13. 


- 


-- 


सेवा संघ सार्वजनिक मोडासा , जिला साबरकांठा , गुजरात 98.00 लाख रूपए । 
हास्पिटल - दस्ट , 

में अस्पताल , ब्लह बैंक , मेडिकल जिसमें 50 .00 लाख 
मोयसा- 383315 जिला लाहनेरी स्थापित करने के लिए रूपए की कॉपर्स 
साबरकोटा , गुजरात नए भवन का निर्माण , साजसज्जा निधि शामिल है । । 

। तथा उपस्करों, किताबों , प्रोजैक्टरों 
| आदि की खरीद तथा अस्पताल 

को चलाना , अनुमानित लागत 
278 . 00 लाख रूपए जिसमें 50 . 
00 लाख रूपए की कॉर्पस निधि । 

शामिल है । 
अमर ज्योति धर्मार्थ दिल्ली/ग्वालियर में भवन निर्माण , 2 25. 84 लाख रूपए । 
। ट्रस्ट, एन -192 , ग्रेटर लाइब्रेरी किताओं, कार्यालय तथा । 
कैलाश - 1 , मई दिल्ली । खेल संबंधी उपस्करों, सपल ! 

। सहायक सामग्री एवं उपकरणों , । 

पठन सामग्री की खरीद , 
साज - सज्जा की खरीद तथा 
एकीकृत शिक्षा, व्यावसायिक 
। प्रशिक्षण चिकित्सा देखभाल तथा 
रोजगार के अवसरों के माध्यम से 

अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास की 
गतितिधियों को चलाना , अनुमानित 

लागत 483. 14 लाख रुपए । 
आई बैंक एसोसिएशन हॉस्पिटल में इलैक्ट्रोनिक मूविंग 740. 70 लाख रूपए 
ऑफ इंडिया , प्लाट डिस्पले की स्थापना तथा पूरे 
सं01 2 , बी एन आर भारत में होस्पिटल कोर्निया 
कालोनी , रोड सं0 14, पुनःप्राप्ति प्रोग्राम विजन 2005 
| बंजारा 

हिल्स , को चलाना . अनुमानित लागत 
हैदराबाद - 500034. 1234. 50 लाख रूपए । 
। मदर कृष्णाबाई सरल । घर रहितों के लिए रैन बसेरे , 55.00 लाख रूपए 

उतलपमेन्ट ट्रस्ट , कुंओं, शौचालयों का निर्माण तथा 
। रामनगर, आनन्दाश्रम । कसारगोड जिला केरल में तथा 
पी0ओ0 

देश के अन्य भार्गों में 
कानहगढ़ - 671531 , कल्याणकारी गतितिधियों के लिए 
केरल 

अन्य संस्थाओं को सहायता , 
अनुमानित लागत 110.00 लाख 
रूपए । . _ _ 


- 


- 


- 


- 


- 


4. 


-- 


- 


- 


- 


- 


। 5 . 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


. 


- 


. . . - . 


- . . - 


. . - 


- - 


मातृ शिशु कल्याण | चपरा ब्लॉक , नाडिया जिला , | 13. 96 लाख रूपए 
समिति द्वारा हल्दर वॉच पश्चिम बंगाल में ( क ) रेडीमेठ 
कम्पनी, ग्राम - 

| गारमेन्ट्स परियोजना; ( ख ) 
सिरीनगर, 

सैनीटरी लैटरीन (150 की संख्या 
पो0ऑo - बंगालझी , 

में ) परियोजना; ( ग ) पेय 
नाठिया - 741123 
( पश्चिम बंगाल ) 

जल (टयूवबैल 60 की संख्या में ) 
परियोजना; (घ ) भवन की 
मरम्मत , अनुमानित लागत 14 . 

32 लाख रूपए । 
चपकुमार एसोसिएशन देवरा एवं प्रिगला ब्लॉक , मिदनापुर 63. 00 लाख रुपए 
फॉर सोशल सर्विस , जिला , पश्चिम बंगाल में 
धक्कुमार पो0ओ0 , सामुदायिक विकास कार्यक्रम ( स्वयं | 
देबरा 

बाजार, सहायता समूह , सामुदायिक 
जिला -मिदनापुर - 72112 | स्वास्थ्य सेवा तथा बच्चों की 
6 ( पश्चिम बंगाल ) अनौपचारिक शिक्षा का संवर्धन ) को 

चलाना , अनुमानित लागत 63.00 

लाख रूपए । 
! श्री रमन्ना महर्षि बंगलौर , कर्नाटक तथा इसके 197. 00 लाख रूपए । 

अकेडमी फॉर दी आस - पास के स्थानों में डोरमेटरी 
ब्लाइंट , सी ए - आई बी , और पुस्तकालय का निर्माण तथा । 
थर्ड कॉस, थर्ड फेस , अपंगों/ अन्धों के लिए 
जे०पी०नगर , 

पुनर्वास / कल्याणकारी कार्यक्रमों को 
बंगलौर - 560078. चलाना , अनुमानित लागत 380 . 

100 लाख रूपए । 
बीजापुर जिला सहकारी विवेक नगर ( पश्चिम ) , बीजापुर, 70. 00 लाख रूपए । 
अस्पताल लि०, विवेक कर्नाटक में अस्पताल की स्थापना 
नगर ( पश्चिम ) बी० करने के लिए भवन निर्माण तथा । 
बागेवाड़ी रोड़, बीजापर, उपस्करों की खरीद, अनुमानित 
586104, कर्नाटक । लागत 90. 50 लाख रूपए 
बालग्राम एस ओ एस पनवेल , महाराष्ट्र में बालसदन , : 202 . 00 लाख रुपए । 
| शिशु याम, महाराष्ट्र बालिका छात्रावास हेतु भवन 
बंगला नं05, कोरेगाव निर्माण , उपस्करों की खरीद , 
रोड, पुणे - 411 001 . मरम्मतारखरखाव तथा बालग्राम 

एस ओ एस शिशु ग्राम , महाराष्ट्र 

को चलाना, अनुमानित लागत 
1232.00 लाख रूपए । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


--- 


--- 


- 


-. 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - Sec 3 (1 )] 


m 


- 


m 


काउंसिल फॉर एन्टी | उरूप , इम्फाल, मणिपुर में निर्माण 35. 71 लाख रूपए 
पॉवरटी एचशन रूरल । कार्य, साजसज्जा , उपस्करों/ दवाइयों 
वालन्टीयर्स , उरूप लिटन की खरीद तथा एकीकृत ग्रामीण 
मासंग , इम्फाल पूर्व , महिला उन्नयन कार्यक्रम के लिए 
जिला - मणिपुर - 795130 । व्यवसायिक संस्थान को चलाना , 

अनुमानित लागत 54. 94 लाख 

रूपए । 
! 12. श्री सत्य साई मेडिकल प्रसन्थीयाम ( आंध्र प्रदेश ) तथा | 11 , 700 लाख रुपए 

दिस्ट, वृन्दावन , कामोठी हाइट फील्ड , बंगलौर (कर्नाटक ) । 
। पोस्ट , 

में श्री सत्य साई उच्चतर चिकित्सा 
बंगलोर - 560067 

विज्ञान संस्थान को चलाना तथा 
इसकी देख -रेख करना , अनुमानित , 

लागत 11 , 700 लाख रूपाए 
13. फेन्डस ऑफ दी दाईबल 6 राज्यों में 2800 जनजातीय 867 . 00 लाख रूपए । 

सोसाइटी , 19 - गंगा क्षेत्रों में 2890 एकल शिक्षक । 
प्रसाद 

मुखर्जी विद्यालय ( ओ टी एस ) चलाने 
रोड, कोलकाता - 700025 की साक्षरता परियोजना, ! 

अनुमानित लागत 867. 00 लाख । 

रूपए । 
14. श्री चन्द्राचार्य धर्मार्थ अमरकंटक , जिला शहडोल( मध्य 227. 72 लाख रूपए 

चिकित्सालय इस्ट, प्रदेश ) में उपस्करों, सैन, एमलेंस । 
अमरकटक,जिला - शहडोल की खरीद , साज - सज्जा तथा श्री । 
( मध्य प्रदेश ) 

चन्द्राचार्य धर्मार्थ अस्पताल एवं 
अनुसंधान केन्द्र में चिकित्सा 
सेवाओं और बल तया आयुर्वेदिक 
औषधियों , कैंसर, त्वचा रोग आदि 
जैसे रोगों में अनुसंधान कार्यक्रम 
। को चलाना , अनुमानित लागत । 

1293 . 23 लाख रूपए 
15. बस्कर डेन्टल फाउन्डेशन काचीपरम तथा तिरुनेल्लोर को 15. 00 लाख रूपाए 

नं054 . जी0एन0 शामिल करने वाले जिलों में 
रोड़ , टी -नगर , सामुदायिक रन्त स्तास्थ्य रक्षा और 
चेन्नई 63001 . जानकारी परियोजना , अनुमानित , 

. . . __ लागत 15. 00 लाख रूपए । 
2. यह अधिसूचना सारणी में उल्लिखित परियोजनाओं और स्कीमों के संबंध में निर्धारण 
तर्ष 2002 - 2003, 2003 - 2004 तथा 2004 - 2005 के संबंध में तीन वर्ष की अवधि 
के लिए प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं. 272 - 2001 / फा . सं. एन . सी .-83 /2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


- 


- 


- 


- 


-~- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


[ YPT 11 - 043( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


S. O . 901 (E ).— In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with clause 
(b ) of the Explanation to section 35AC of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government, on the recommendations of the National Committee , hereby approves the 
institutions mentioned in column (2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or 
schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also 
specifies in the column (4 ) of the said Table , the maximum amount of such cost which may 
be allowed as deduction under the said section 35AC , namely : 


TABLE 


Name of the Institution 


Serial 
Number 


Project or scheme and estimated 

cost thereof 


Maximum amount of cost 
to be allowed as deduction 

under section 35AC 


( 1) 


(2 ) . 


Rs.63.00 lakhs. 


Craft Council of India , 
GF Temple Trees , 
20 , Venkatanarayana Road , 
T. Nagar Chennai - 600017. 


Running of 15 non formal education 
cum ari embroidery training centre in 
and around Sriperumbudur, 
Kancheepuram District , Tamil Nadu , 
likely to cost Rs.63.00 lakhs. 


Sevasangh Sarvajanik Hospital Trust , 
Modasa - 383315 , 
District Sabarkantha, Gujarat. 


Rs.98 . 00 lakhs including a 
corpus fund of Rs .50 . 00 
lakhs . 


Construction of new building to 
cstablish hospital, blood bank , 
medical library , furnishing and 
purchase of equipments , books, 
projector etc . and running of hospital 
at Modasa, District Sabarkantha, 
Gujarat, likely to cost Rs. 278. 00 lakhs 
including a corpus fund of Rs. 50 .00 
lakhs . 


Rs.225.84 lakhs. 


Amar Jyoti Charitable Trust , 
N - 192 , Greater Kailash - I, 
New Delhi - 110048 . 


Construction of building , purchase of 
library books, office and sports 
equipments, mobile aids and 
appliances, leaming materials , 
furnishing and running of activities 
for rehabilitation of persons with 
disability through integrated 
education , vocational traming , 
medical care and employment 
opportunities at Delhi/Gwalior, likely 
to cost Rs.483. 14 lakhs. 


Rs. 740 . 70 lakhs . 


Eye Bank Association of India , 
Plot No. 12 , BNR Colony, Road No, 14 , 
Banjara Hills , Hyderabad -- 500034 . 


Installation of cloctronic moving 
display in hospital and running of 
Hospital Cornca Retrieval 
Programmc- Vision 2005 all over 
India , likely to cost Rs 1234 . 50 lakhs . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SRC.3(0) 


( 2 ) 


Rs. 55 . 00 lakhs . 


Mother Krishnabai RuralDevelopment 
Trust, 
Ramnagar, Anandashram P .O ., 
Kanhangad - 671531, Kerela . 


Construction of shelter for the 
homoloss , wells , lavatory and 
assistance to other institutions for 
welfare activities at Kasargod District 
Korola and other parts of the country , 
likely to cost Rs.110 .00 lakhs. 


Rs. 13 .96 lakhs . 


Matri Shishu Kalyan Samity , 
Clo Halder Watch Company , 
Village : Srecnagar , P . O . Bangaljhi, 
Nadia – 741123 (West Bengal). 


(a ) Readymade garments Project; (b ) 
Sanitary latrinc (150 Numbers ) 
Project; (c ) Drinking water ( Tubowell 
50 Numbers ) Project; ( d) Repair of 
building at Chapra Block , Nadia 
District, West Bengal, likely to cost 
Rs.14 .32 lakhs . 


R $.63 .00 lakhs . 


Chakkumar Association for Social 
Service, Chakkumar P .O ., 
Debra Bazar, District, 
Midnaporc - 721126 , (West Bengal). 


Running of community development 
programme (Promotion of self 
helping group , Community health 
service and Children s non - formal 
education ) at Debra & Prigala Block , 
Midnapore District, Wost Bengal, 
likely to cost Rs.63 .00 lakhs. 


Rs.197.00 lakhs. 


Shroc Ramana Maharishi Academy for 
the Blind , CA - IB , 3M Cross , 30 Phase, 
J.P . Nagar, Bangalore - 560078. 


Construction of dormitory -cum - 
library and running of 
rehabilitation /welfare programmes 
for disabled / blind persons at 
.Bangalore , Kamataka and its 
surrounding places, likely to cost 
Rs. 380 .00 lakhs. 


Rs.70.00 lakhs . 


The Bijapur District Co -operative 
Hospital Limited , Vivek Nagar (West), 
B . Bagewadi Road , 
Bijapur – 586104 , Karnataka. 


Construction of building and 
purchase of equipments to set up a 
hospital at Vivek Nagar (West ), 
Bijapur, Karnataka, likely to cost 
Rs. 90 . 50 lakhs . 


10 . 


Rs.202. 00 lakhs. 


Balgram SOS Children s Villages , 
Maharashtra, Bungalow No. 5, 
Koregaon Road, Punc 411001 , 


Construction of buildings for 
Balsadans, Girls Hostel, purchase 
of equipments , repair / 
maintenance and running of 
Balgram ŞOS Children s Villages , 
Maharashtra at Panevel, 
Maharashtra , likely to cost 
Rs. 232 .00 lakhs. 


11. 


Rs.35.71 lakhs. 


Council for Anti Poverty Action Rural 
Volunteers, Urup Litan Makhang , 
Imphal East, Dist. Manipur - 795130 . 


Construction , furnishing, purchase 
of equipments /medicines and 
running of Vocational Institute for 
integrated rural women s 
upliftment programme at Urup , 
Imphal, Manipur, likely to cost 
Rs.54 . 94 lakhs . 


Rs. 11, 700 lakhs. 


Sri Sathya Sai Medical Trust, 
Brindavan , Kadugodi Post, 
Bangalore - 560067. 


Running and maintenance of Sri 
Sathya Sai Institute of Higher Medical 
Sciences at Prasanthigarm ( Andhra 
Pradesh ) and at Whitefield , Bangaore 
(Kamataka), likely to cost Rs. 11, 700 
lakhs. 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1 ) 


(4) 


Rs.867.00 lakhs. 


Friends of the Tribal Society , 
19 -Ganga Prasad Mukherjee Road , 
Kolkatta -- 700025. 


Literacy project of running 2890 Onc 
Teacher Schools (OTS ) at 2890 tribal 
areas in 6 States, likely to cost 
Rs. 867.00 lakhs . 


14 . 


Rs.227.72 lakhs. 


Shri Chandracharya Dharmarth 
Chikitsalaya Trust, 
Amarkantak , District Shaldol (Madhya 
Pradesh). 


Purchse of equipments, van, 
ambulance, furnishing and running of 
medical services and research in 
herbal and ayurvedic medicines , 
discases such as cancer, skin diseases 
etc . of Shri Chandracharya Charitable 
Hospital & Roscarch Centre at 
Amarkantak , District Shahdol 
(Madhya Pradesh ) likely to cost 
Rs. 293 . 23 lakhs. 


15. 


Rs.15 .00 lakhs. 


Baskar Dental Foundation , 
No. 54 , G. N. Road , T. Nagar , 
Chennai - 600017. 


Community dental health care and 
awareness project at Districts 
covering Kancheepuram and 
Tiruvallore, likely to cost Rs.15. 00 
lakhs. 


2 . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to 
assessment years 2002 - 2003 , 2003 - 2004 and 2004 - 2005 in respect of projects and schemes 
mentioned in the Table. 


[ No. 272 -2001/ F. No. NC - 83/ 2001] 

VIJAYMATHUR , Socy. (N .C .) 


अधिसूचना 
पाई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 


का . आ. 902( अ ) - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम,1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के 
कॉलम ( 2) में उल्लिखित कम्पनियों का अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम 
(3 ) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को 
विनिर्दिष्ट करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि 
जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है , को भी विनिर्दिष्ट 
करती है , नामतः 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3( )1 


- 


- 


- 


सारणी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


bontor 


+ - 


- 


- 


- 


- 


- 


.. . 


कम्पनी का नाम परियोजना अथवा स्कीम तया उसकी धारा 35 क ग के । 
। अनुमानित लागत 

। तहत कटौती के रूप । 

में अनुज्ञात की जाने । 
। वाली लागत की । 

अधिकतम राशि 
| 1 . 2 . 

4 . 
11. टाटा कैमिकल्स ओ खा मंडल गुजरात में सूखा राहत । 15. 08 लाख रूपए । 

लिमिटेड , मुम्बई, हाउस , परियोजना 
24 होमी मोदी स्वीट , ( क ) पशु कैम्प और चारा आपूर्ति , 
फोर्ट , मुम्बई - 400001 ( ख ) पशु चारे का संवितरण , 

। ( ग ) कुओं को गहरा करना तथा 
। उनकी गाद निकालना , 
( घ ) पीने के पानी की आपूर्ति को 
बढ़ाना , अनुमानित लागत 70. 00 

लाख रूपए 
2 . लारसन एण्ड टरो निलपार एवं खिराई गांय, रापर 
1498. 00 लाख रुपए । 
| लिमिटेड एल. एण्ड . टी . तालुका , जिला कच्छ, गुजरात में । 
हाउस, एम0एम0 मार्ग, एल . एण्ड. टी . गुजरात भूकम्प पुनर्वास 
बालाई एस्टेट , । परियोजना - गुजरात में भूकम्प द्वारा 
मुम्बई - 400001 । प्रभावित लोगों का पुनर्वास , 

अनुमानित लागत 500 . 00 लाख 

रुपए 
13. बोंगाईगांत रिफाइनरी असम के बोंगाईगांव , कोकराझार, 80. 00 लाख रुपए । 

एवं पैटो कैमिकल्स गोलपाडा , तथा लुबरी जिलों में 
। लिमिटेट , पो . ऑ. कल्याणकारी स्कीमें , अनुमानित 
- ठालीगांव , जिला | लागत 80. 00 लाख रुपए 
बोंगाईगांव , 
असम - 783385 


यह अधिसूचना कम संख्या 1 और 3 में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में कर 
निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा कम 
संख्या 2 में उल्लिखित परियोजना के संबंध में निर्धारण वर्ष 2002- 2003, 
2003 - 2004 तथा 2004 - 2005 के संबंध में तीन वर्ष की अवधि के लिए 
प्रवृत्त रहेगी । 


[ सं . 273 - 2001/ पत्र. सं. एन. सी. - 23 / 2001 ) 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


( YMI- 


3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


S. O . 902(E ). In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause 
(b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government, on the recommendations of the National Committee, hereby approves the 
companies in column in ( 2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes 
and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also specifies 
in the column (4 ) of the said Table , the maximum amount of such cost which may be allowed 
as deduction under the said section 35AC , namely : 


TABLE 


HRM 


Name of the Company 


Serlal 
Number 


Project or scheme and estimated 

cost thereof 


Maximum amount of cost 
to be allowed us deduction 

under section 35AC . 


(1) - 


( 2 ) 


Rs.15.08 lakhs. 


Tata Chemicals Limited , 
Bombay House, 24 HomiModi Street , 
Port, Mumbai - 400001. 


Draught Relief Project of - (a) cattlo 
camps and supply of fodder; (b ) 
distribution of cattle feed ; (c ) 
decpening and desilting ofwells; (d ) 
augmentation of drinking water 
supply at Okhamandal , Gujarat, likely 
to cost Rs.70 . 00 lakhs. 


Rs .498 .00 lakhs. 


Larsen & Turbo Limited , 
L & T House , N .M . Marg , 
Batlard Estate , 
Mumbai - 400001. 


L & T Gujarat quake rehabilitation 
project – Rehabilitation of people 
affected by earthquake in Gujarat at 
Nilpar and Khirai Villages, Rapar 
Taluka, District Kutch , Gujarat, likely 
to cost Rs. 500. 00 lakhs. 


3. 


Rs.80.00 lakhs. 


Bongaigaon Refinery and 
Petrochemicals Limited , 
P .O . Dhaligaon , District Bongaigaon 
Assam - 783383 . 


Welfare schemes at Bongaigaon, 
Kokrajhar, Golpara and Dhubri 
Districts of Assam , likely to cost 
Rs. 80.00 lakhs. 


2 . This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 
2002 - 2003 in respect of projects mentioned at serial numbers 1 and 3 and for a period of three years in 
relation to assessment years 2002 - 2003 , 2003- 2004 and 2004 -2005 in respect of project mentioned at 
serial number 2 . 


[No . 273- 2001F. No .NC -83 /2001 ] 

VIJAYMATHUR , Socy. (N . C .) 


2929 G1/2001 – 2 


M 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I – SBC , 3 ( )] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 


का . आ . 903( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 2 जुलाई,1998 की अधिसूचना सं0सा0 आ0 549 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने ब्लाइन्छ मेन्स एसोसिएशन , डा0 विक्रम साराभाई रोठ, सस्त्रपुर, अहमदाबाद 
गुजरात - 380015 द्वारा दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए बरेजा , अहमदाबाद में 
भवन निर्माण और व्यापक पुनर्वास ,चिकित्सा एवं मानव संसाधन विकास के लिए केन्द्र और 
भवन निर्माण की एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 6 पर 
विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन 
वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था । 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , लाइन् मेन्स एसोसिएशन , डा0 विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद 
में गुजरात - 380015 द्वारा दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए बरेजा , अहमदाबाद 
भवन निर्माण और व्यापक पुनर्वास ,चिकित्सा एवं मानव संसाधन विकास के लिए केन्द्र और 
भवन निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से आरंभ 
होने वाले आगे के तीन वर्षों के लिए मात्र एक करोड़ साठ लाख रुपए की अनुमानित 
लागत जमा मात्र पचास लाख रूपए की कार्पस निधि पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में तिनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 274 -2001/ फा. सं. एन. सी. - 83/ 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा.स.) 


[ 471- 74 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


S . O . 903( E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S . O . 549( E ) dated the 210 July , 1998 , issued under clause (b ) of the 
Tixplanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 6 , for Construction of building, Centre for 
comprehensive rehabilitation , meidcal and Human Resource Development of Blind and 
Disabled persons at Bareja , Ahmedabad , Gujarat, by Blind Men s Association , Dr. Vikram 
Sarabhai Road , Vastrapur, Ahmedabad , Gujarat - 380015, as an eligible project or scheme 
for a period of threc years beginning with assessment year 1999 - 2000 ; . 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee has , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly ,made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
TIM of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of building, Centre 
for comprehensive rehabilitation , meidcal and Human Resource Development of Blind and 
Disabled persons at Bareja , Ahmedabad , Gujarat, which is being carried out by Blind Men s 
Association , Dr. Vikram Sarabhai Road , Vastrapur, Ahmedabad , Gujarat - 380015 , at the 
estimated cost of rupees one crore sixty lakhs plus a corpus fund of rupees fifty lakhs only , as 
an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment 
year 2002 - 2003, 


[No .274-2001/F. No. NC -83/2001) 

VIJAY MATHUR , Socy. (N .C .) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - Sec. 3 (0 )] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 20 सितम्बर, 2001 


का . आ. 904( 1 ) - जबकि , आयकर अधिनियम,1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 26 मई,1995 की अधिसूचना सं0सा0 आ0 471 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने ईश्वर नेत्र संस्थान, एन 132 पंचशिला पार्क , नई दिल्ली - 110017 द्वारा 
उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों तक कार्यक्रमों को 
उन तक पहुंचाने के कार्यक्रम के विस्तार को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
कम संख्या 13 पर कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरंभ होने वाले तीन कर निर्धारण 
वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 18 सितम्बर,1998 की अधिसूचना 
सं०स० आO 837 ( अ0 ) बारा कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले सीन 
वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1062 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 30 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पतित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हए , ईश्वर नेत्र संस्थान , एन 132 पंचशिला पार्क, नई दिल्ली - 110017 द्वारा 
उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों तक कार्यक्रमों को 
उन तक पहचान के कार्यक्रम के विस्तार की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 
2001 - 2003 से प्रारंभ होने वाले आगे के तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए मात्र दो 
करोड़ आठ लाख सतानते हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिस्ट करती है । 


[ सं. 275 - 2001 / पन. सं . एन. सी. - 83 / 2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


( T 


- 003(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S.O . 904(E ). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S . O .471 (E ) dated the 26th May , 1995, issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC , of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central 
Government had specified at serial number 13 , for Expansion of Outreach programmes for 
rural areas at neighbouring villages of Uttar Pradesh , Haryana and Rajasthan , by Ishwar Eye 
Insititute, N - 132 , Panchshila Park , New Delhi - 110017 , as an eligible project or scheme for 
a period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was extended 
further vide notification number S . O . 837 ( E ) dated the 18th September, 1998 for a period of 
three years beginning with assessment year 1999 -2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Expansion of Outreach 
programmes for rural areas at neighbouring villages of Uttar Pradesh , Haryana and Rajasthan , 
which is being carried out by Ishwar Eye Insititute , N - 132 , Panchshila Park , New Delhi - 
110017 , at the estimated cost of rupees two crores eight lakhs ninety seven throusand only , as 
an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment 
year 2002 - 2003, 


(No . 275- 2001/F . No .NC -83 /2001 ] 

VIJAYMATHUR , Socy. (N . C .) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( DI 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 


का. आ . 905( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम,1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के सण्ठ ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं0सा0 आO 832 ( अ ) ब्राय 
केन्द्रीय सरकार ने नन्दलाल मुल्जी भूरा मेडिकल फाउन्डेशन जिला भावनगर, गुजरात के 
लिए श्री अब्दलाल मुल्जी भूरा मेडिकल फाउन्डेशम स्टेशन रोड, सिहोर, गुजरात राज्य 
364240 के लिए अस्पताल भवन के विस्तार के निर्माण और उपकरणों / एम्बलेंस की खरीद 

अ परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 18 पर कर निर्धारण 
वर्ष 1000 -- 2000 से आरंभ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्टिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 115 के 
उपनियम (6 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , नन्दलाल मुल्जी भूरा मेडिकल फाउन्डेशन स्टेशन रोड, सिहोर , जिला 
भावनगर, गुजरात में श्री नन्दलाल मुल्जी भूरा मेडिकल फाउन्डेशन स्टेशन रोठ सिहोर , 
गुजरात राज्य - 364240 के लिए अस्पताल भवन के विस्तार के निर्माण और 
उपकरणों / एम्बुलेंस की खरीद को परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण तर्ष 
2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले आगे के तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए मात्र दो 
करोड़ पौसठ लाख रूपए की अनुमानित लागत तथा तीन करोड़ रुपए की कार्पस निधि पर 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्टिस्ट करती है । 


[ सं . 276 - 2001 / फा. सं. एन. सी . - 83 / 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स.) 


[ 471 - 203 ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LE 


- 


NOTTACATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


$. 0 . 905 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S .O . 832( E ) dated the 18th September, 1998 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central 
Government had specified at serial number 18 , for Construction of extension for hospital 
building , purchse of equipments / ambulance for Shri Nandlal Mulji Bhuta Medical 
Foundation at Sihor, District Bhavnagar , Gujarat, by Nandlal Mulji Bhuta Medical 
Foundation , Station Road , Sihor , Gujarat State - 364240 , as an eligible project or scheme for 
a period of three years beginning with assessment year 1999 -2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of extension for 
hospital building, purchse of equipments/ambulance for Shri Nandlal Mulji Bhuta Medical 
Foundation at Sihor, District Bhavnagar, Gujarat, which is being carried out by Nandlal Mulji 
Bhuta Medical Foundation , Station Road , Sihor, Gujarat State - 364240 , at the estimated cost 
of rupees two crores sixty four lakhs plus a corpus fund of rupees three crores only , as an 
eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment 
year 2002- 2003 . 


[No. 276 -2001F. No. NC -83 /2001] 

VIJAYMATHUR, Secy.(N . C.) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - Sxc. 3001 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 


का . आ . 906( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0सा0 आO 206 ( अ0 ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने पी . एच . डी . ग्रामीण विकास फाउन्डेशन, पी . एच. डी . हाउस , एशियाई खेल 
गांव के सामने, नई दिल्ली - 110016 द्वारा कुफरी, हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र का निर्माण , साजसज्जा और उपकरण उपलब्ध कराने की योजना को एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 12 पर कर निर्धारण वर्ष 1997- 98 
से आरंभ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में 
दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं0सा0 आo 16 ( 30 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 
2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 113 के 
उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 36 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , पी. एच. डी . ग्रामीण विकास फाउन्टेशन , पी . एच .डी . हाउस , एशियाई खेल 
गांव के सामने, नई दिल्ली - 110016 द्वारा कुफरी, हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र का निर्माण , साजसज्जा और उपकरण उपलब्ध कराने की परियोजना अथवा स्कीम को 
कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले आगे के दो कर निर्धारण वर्षों के लिए 
मात्र बत्तीस लाख चालीस हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिदिष्ट करती है । 


[ सं. 21 - 2001/ फा . सं . एन . सी .- 83/ 2001] 

विषय मापुर, सचिव ( रा. स. ) 


[WI- 436) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


Now Delhi, the 20th September, 2001 


S . O . 906 (L . Whereas by notification of the Goveniment of India in the 
Ministry of Finance number S .O . 206 (E ) dated the 17th March , 1997 , issued under clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 12 , for Construction , furnishing and equipments 
of Primary Health Centre at Kufri, Himachal Pradesh , by PHD Rural Development 
Foundation , PHD House, Opposite to Asian Games Village, New Delhi - 110016 , as an 
eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 
1998 which was extended further vide notification number 9 . 0 . 16 ( E ) dated the 4 " January , 
2000 for a period of two years beginning with assessment year 2000 -2001; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of two years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction , furnishing and 
equipments of Primary Health Centre at Kufri , Himachal Pradesh , which is being carried out 
by PHD Rural Development Foundation , PHD House , Opposite to Asian Games Village , 
New Delhi - 110016 , at the estimated cost of rupees thirty two lakhs forty thousand only , as 
an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from assessment 
year 2002- 2003. 


[No . 277 - 2001/F. No.NC-83 /2001] 

VIJAY MATHUR , Secy .(N .C .) 


2929 G1/2001 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC. 3(U )] 


18 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 


का. आ . 907 ( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम ,1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 6 जून ,1996 की अधिसूचना से0सा0 आO 399 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने पी . एच. डी . ग्रामीण विकास फाउन्डेशन, पी. एच. डी. हाउस , एशियाई खेल गांव के 
सामने, नई दिल्ली 110016 द्वारा राजस्थान . अलवर में तिजारा और निमराना ब्लाकों के 
10 गांवों में एकीकृत ग्रामीण तिकास परियोजना के लिए योजना को एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 13 पर कर निर्धारण वर्ष 1997- 98 से आरंभ 
होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 10 
अप्रैल , 2000 की अधिसूचना सं0सा0 आo 370 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 
2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था : 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
करने की सिफारिश की है , 

इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , पी . एच. डी . ग्रामीण विकास फाउन्डेशन , पी. एच . डी, हाउस , एशियाई खेल 
गांव के सामने , नई दिल्ली 110016 द्वारा राजस्थान , अलवर में तिजारा और निमराना 
ब्लाकों के 10 गांवों में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण 
वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले आगे के दो कर निर्धारण वर्षों के लिए मात्र पच्चीस 
लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
तिनिर्दिस्ट करती है । 


[ सं. 278 - 2001 / फा . सं . एन. सी. - 83 / 2001 ] 


विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


ACT *7 198 : 3471 TETA _ 


[ YTT II- - 05 3(ii) ) 


भारत का राजपत्र : अमावारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S. O . 907(E ). Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance number S . O . 399 ( E ) dated the 6 " June, 1996 , issued under clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , the Central 
Government had specified at serial number 13 , for Integrated Rural Development project at 
10 villages of Tijara and Nimrana Blocks, Alwar, Rajasthan , by PHD Rural Development 
Foundation , PHD House , Opposite Asian Games Village , New Delhi - 110016 , as an 
eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 
1998 which was extended further vide notification number S . 0 . 370 ( E ) dated the 10 " April, 
2000 for a period of two years beginning with assessment year 2000 - 2001; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years; 


And whereas the National Committee has , being satisfied that the said project or 

eing executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of two years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Integrated Rural Development 
project at 10 villages of Tijara and Nimrana Blocks , Alwar, Rajasthan , which is being carried 
out by PHD Rural Development Foundation , PHD House, Opposite Asian Games Village , 
New Delhi - 110016 , at the estimated cost of rupees twenty five lakhs only, as an eligible 
project or scheme for a further period of two years commencing from assessment year 2002 
2003 . 


No . 278 - 2001/F .No. NC -83 /2001 ] 

VIJAY MATHUR , Secy. (N . C .) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II -- SEC . 3( 1) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 


का . आ . 908( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 3 मई ,1995 की अधिसूचना सं0सा0 आo 402 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार मे श्री रामकृष्ण तपोवनम् पोस्टबाक्स नं.1 , डाकखाना तिरूपरीषुई , तिरुचिरापल्ली 
तमिलनाडु द्वारा ( क ) श्री रामकृष्ण विवेकानंद उदच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण और 
उसको चलाना ( ख ) डाकखाना पण्डीपत्रम , तालुका अचूदायर कोयल , जिला पुदुकोटटई , 
तमिलनाद में श्री मणिकावासाग्राम उच्च विद्यालय का निर्माण और उसको चलाना ( ग ) 
उपर्युक्त दो विद्यालयों को चलाने के लिए आवर्ती खर्चे को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में कम संख्या 7 पर कर निर्धारण तर्ष 1996 - 97 से आरंभ होने वाले तीन कर 
निर्धारण तर्षों के लिए विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 7 जुलाई 1998 की 

अधिसूचना सं0सा0 आo 666 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1000 - 2000 से आरम्भ होने 
वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह तर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए . श्री रामकृष्ण तपोवनम पोस्टबाक्स नं.1 , डाकखाना तिरूपरीयुई . 
तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु द्वारा ( क ) श्री रामकृष्ण विवेकानंद उदच्चतर माध्यमिक विद्यालय का 
निर्माण और उसको चलाना ( ख ) डाकखाना पण्डीपत्रम , तालुका अनुदायर कोयल , जिला 
पुदुकोट्टई, तमिलनाडु में श्री मणिकावासाग्राम उच्च विद्यालय कानिर्माण और उसको चलाना 
( ग ) उपर्युक्त दो विद्यालयों को चलाने के लिए आवर्ती खर्चे परियोजना अथवा स्कीम को कर 
निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले आगे के तीन कर निर्धारण वर्षों के लि 
मात्र एक करोड़ तिरसठ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में विनिर्दिस्ट करती है । 


[ सं . 279 - 2001 / फा . सं . एन. सी .- 83/ 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स. ) 


[YU JI - 1453(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


S.O . 908 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance number S . O . 402 ( E ) dated the 3 May , 1995 , issued under clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 7 , for (a ) Construction and running of Sri 
Ramakrishna Vivekananda Higher Secondary School; (b ) Construction and running of Sri 
Manickavasagam High School; at Pandipathram Post, Avudayarkoil Taluk , Pudukottai 
District , Tamilnadu ; and (c ) Recurring expenses for running of above two schools, by Sri 
Ramakrishna Tapovanam , Post Box No. 1 , P . O . Tirupparithuai, Tiruchirapalli, Tamilnadu , as 
an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 
1996 - 1997 which was extended further vide notification number 9 .0 . 566 ( E ) dated the 7th 
July, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is 
being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of 
the Incomc-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of 
three ycars ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of ( a ) Construction and running of 
Sri Ramakrishna Vivekananda Higher Secondary School; (b ) Construction and running of Sri 
Manickavasagam High School; at Pandipathram Post, Avudayarkoil Taluk , Pudukottai 
District, Tamilnadu ; and (c ) Recurring expenses for running of above two schools , which is 
being carried out by Sri Ramakrishna Tapovanam , Post Box No. 1, P . O . Tirupparithuai, 
Tiruchirapalli, Tamilnadu , at the estimated cost of rupees one crore sixty three lakhs sixty 
three thousand only , as an eligible project or scheme for a further period of three years 
commencing from assessment year 2002 - 2003 . 


[No. 279- 2001/F. No. NC -83/2001) 

VIJAY MATHUR , Secy. (N .C .) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II 


SEC. 3( 1) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 


का . आ . 909( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 18 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना सं0सा0 आO 791 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने एशोसिएशन फॉर एडवांसमेन्ट एडं रिहाबीलिटेशन ऑफ हैन्ठीकैप्ठ 
( ए0ए0आर0ओ0एच0 ), 224 , वसन्त कुंज, नई दिल्ली - 110057 द्वारा पाकेट - XI , 
सैक्टर - बी , वसन्त कुंज, नई दिल्ली में मानसिक रूप से विक्लांग लोगों के लिए नवज्योति 
केन्द्र के निर्माण , उपस्करों, साज - सज्जा तथा केन्द्र को चलाने के लिए 30. 00 लाख रूपये 
की कॉपर्स निधि को कर निर्धारण वर्ष 1996- 97 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट 
किया था जिसे बाद में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की 
अवधि के लिए दिनांक 11 अगस्त , 1998 की अधिसूचना संख्या सां0आ0 683 (90) द्वारा 
आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए पाकेट - XI , सैक्टर - बी , वसन्त कुंज , नई दिल्ली -110057 में 
एशोसिएशन फॉर एडवांसमेन्ट एडं रिहाबीलिटेशन ऑफ हन्डीकैप्ट 
( ए0ए0आर0ओ0एच0), 224 , बसन्त कुंज , नई दिल्ली -110057 द्वारा चलाई जा रही 
मानसिक रूप से विक्लांग लोगों के लिए नवज्योति केन्द्र के निर्माण, उपस्करों, साज - सज्जा 
तथा केन्द्र को चलाने के लिए 30 . 00 लाख रूपये की कॉर्पस निधि की परियोजना अनवा 
स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षो 

वधि के लिए मात्र डक्यातन लाख रूपये की अनमानित लागत तथा 3000 
लाख रूपये की कॉर्पस निधि पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट 
करती है । 


[ सं. 280 - 2001 / फा . सं. एन. सी . - 83/ 2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


[ YTT 11 — 003( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S .O . 909(E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number 9 . 0 . 791 ( E ) dated the 18th September, 1995 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC , of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 9, for Construction , equipments, furnishing of 

Centre for Mentally Handicapped and a corpus fund of Rs. 30 . 00 lakhs for running 
the Centre at Pocket XI, Sector B , Vasant Kunj, New Delhi, by Association for Advancement 
and Rehabilitation of Handicapped (AAROH ), 224 , Vasant Enclave , New Delhi - 110057 , as 
an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 
1996 - 1997 which was extended further vide notification number 9 . 0 .683 ( E ) dated the 11th 
August, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
IIM of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction , equipments, 
furnishing of Navajyoti Centre for Mentally Handicapped and a corpus fund of Rs. 30 .00 
lakhs for running the Centre at Pocket XI, Sector B , Vasant Kunj, New Delhi - 110057 , 
which is being carried out by Association for Advancement and Rehabilitation of 
Handicapped (AAROH ), 224 , Vasant Enclave , New Delhi - 110057, at the estimated cost of 
rupees fifty one lakhs including a corpus fund of Rs. 30 . 00 lakhs only , as an eligible project or 
scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002 -2003 . 


No. 280 -2001/F .No. NC -83 /2001] 

VIJAY MATHUR, Socy.(N . C .) 


+ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

_ PART I - SEC. 36001 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 
का . आ . 910( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1861 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई मारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 10 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0सा0 आO 180 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने प्रणब कन्या संघ , पो0आ0 - हदयपुर, पिन - 743204 , जिला उत्तरी 24 परगना , पश्चिमी 
बंगाल द्वारा कोराचंडीगढ़ , माध्यमग्राम. हदयपुर , 24 परगना , पश्चिमी बंगाल में बालिकाओं 
के लिए घर , प्राथमिक विद्यालय, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा स्वास्थ्य पालीनिक का 
निर्माण, साज - सज्जा, उपस्कररासामग्री तथा उनको चलाने को 

कर निर्धारण गर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 19 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में 
निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 16 
मार्च, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 215 ( अ0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पाँच वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 113 के 
उपनियम (6 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए कोराचंडीगढ़ , मध्यमग्राम , हदयपुर , 24 परगना, पश्चिमी बंगाल में प्रसव 
कन्या संघ, पो0आ0- हदय पुर , पिन - 743204 , जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिमी बंगाल 
द्वारा कोराचंडीगढ़ , मध्यमग्राम , हदयपुर, 24 परगना , पश्चिमी बंगाल में बालिकाओं के 
लिए घर, प्राथमिक विद्यालय , व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा स्वास्थ्य क्लीनिक के निर्माण 
साज - सज्जा , उपस्कर/ सामग्री तथा उनको चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर 
निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से प्रारम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की 
अवधि के लिए मात्र चवालीस लाख सहसठ हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं . 281 - 2001 / फा . सं . एन. सी .- 83/ 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स. ) 


[ MI - 643(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


S .O . 910 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number 5. 0 .180 ( E ) dated the 10th March, 1997 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC , of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 19 , for Construction , furnishing , 
equipments/materials and running of home for girls, primary school, vocational training 
centre and health clinic at Kora -Chandigarh , Madyamgram , Hridayapur, 24 Parganas, West 
Bengal, by Pranab Kanya Sangha , P .O . Hridaypur, Pin -- 743204 , District North 24 Parganas, 
West Bengal, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with 
assessment year 1997 - 1998 which was extended further vide notification number 9 . 0 . 215 ( E ) 
dated the 16th March , 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999 
2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction , furnishing , 
equipments/materials and running of home for girls , primary school, vocational training 
centre and health clinic at Kora - Chandigarh , Madyamgram , Hridayapur, 24 Parganas , West 
Bengal, which is being carried out by Pranab Kanya Sangha , P .O . Hridaypur, Pin - 743204 , 
District North 24 Parganas , West Bengal, at the estimated cost of rupees forty four lakhs sixty 
seven thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years 
commencing from assessment year 2002 - 2003 . 


[No . 281-2001/F . No. NC -83/2001) 

VIJAY MATHUR, Secy.(N .C .) 


2929 GI/2001 – 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART II - SEC. 3( ii )] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 सितम्बर, 2001 
का . आ . 911( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 26 मई,1995 की अधिसूचना सं0सा0 आO 471 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने मयजीवन माइंड रिलिफ सेक्टर ( रजि0 ), 2 - 21 ए, सप्तगिरी आश्रम , तिरूपनूर , ग्राम व 
टाक -तिरूपति देहात - 517503 द्वारा तिरुचनूर ग्राम , तिरूपति देहात , आंध्र प्रदेश में ( क ) 
निर्माण , साज - सज्जा तथा निस्सहाय तथा ग्रामीण अन्धे बच्चों के लिए निशुल्क स्कूल और 
छात्रावास को चलाने; ( ख )निर्माण , साज - सज्जा तथा 50 निस्सहार्यों के लिए ग्रामीण 
जरापिकिरसा कॉक को चलाने; ( ग ) ग्रामीण गरीबों तथा बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र; और ( घ ) संवासियों के लिए सामुदायिक रसोईघर और डाईनिंग हाल की परियोजना 
को कर निर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे 
बाद में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 
दिनांक 3 अक्तूबर,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 700 ( अ०) द्वारा आगे बढ़ाया 
गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम (5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए ग्राम , तिरूपति वेहात , आंधप्रदेश में नवजीवन ब्लाइंड रिलिफ सेन्टर ( रजि0 ), 
2 - 21 ए, सप्तगिरी आश्रम , तिरुचनूर, याम व डाक -तिरुपति देहात - 517503 द्वारा चलाई 
जा रही ( क ) निर्माण , साज - सज्जा तथा निस्सहाय तथा ग्रामीण अव्ये बच्चों के लिए 
निशुल्क स्कूल और छात्रावास को चलाने; ( ख )निर्माण, साज - सज्जा तथा 50 निस्सहार्यों 
के लिए ग्रामीण चिकित्सा ब्लॉक को चलाने; ( ग ) ग्रामीण गरीबों तथा बच्चों के लिए 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; और ( घ ) संवासियों के लिए सामुदायिक रसोईघर और डाईनिंग 
हाल की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से प्रारम्भ होने 
वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड दस हजार रूपये 
की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है 


[ सं. 282- 2001/ फा . सं. एन. सी.- 83 / 2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


( 471 II - UV 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S .O . 911 (E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number 9 . 0 .471( E ) dated the 26 " May , 1995 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 1 , for (a ) Construction , furnishing and running of 
free school and hostel for destitute and rural blind children ; (b ) Construction , furnishing and 
running of a rural Geriatric Block for 50 destitutes ; (c ) Primary health centre for rural poor 
and children ; and ( d ) Community kitchen and dining hall for inmates at Tiruchanur Village , 
Tirupati Rural, Andhra Pradesh , by Navjeevan Blind Relief Centre (Regd .), 2 - 21A , Saptagiri 
Ashram , Tiruchanur, Village & Post Tirupati Rural - 517503 , as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was 
extended further vide notification number 9 . 0 .700 ( E ) dated the 3rd October , 1997 for a period 
of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 


And whereas the National Committee has , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of (a ) Construction , furnishing and 
running of free school and hostel for destitute and rural blind children ; (b ) Construction , 
furnishing and running of a rural Geriatric Block for 50 destitutes; (c ) Primary health centre 

r rural poor and children ; and ( d ) Community kitchen and dining hall for inmates at 
Tiruchanur Village, Tirupati Rural Andhra Pradesh , which is being carried out by Navjeevan 
Blind Relief Centre (Regd .), 2 -21A , Saptagiri Ashram , Tiruchanur, Village & Post Tirupati 
Rural - 517503 , at the estimated cost of rupees one crore ten thousand only , as an eligible 
project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002 
2003 . 


[No. 282-2001F. No. NC -83/2001] 

VIJAY MATHUR , SECY.(N.C.) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART II -- SEC . 3( 6)] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 
का. आ . 91 ( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 16 जनारी ,1998 की अधिसूचना सं0सा0 आO 54 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने यू० वी० पटेल फाउन्डेशन , 1215 / 2 , शिरोले रोठ , शिवाजीनगर, पुणे द्वारा गुजरात तया 
महाराष्ट्र राज्यों में शिक्षा छात्रवृत्तियों तथा अनुदानों की अवार्ड कीम को कर निर्धारण वर्ष 
1998 - 99 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अतथि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में कम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में निर्धारण वर्ष 
2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 10 सितम्बर , 
1090 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 754 ( अ0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के चार वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है । 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 113 के 
उपनियम ( 6) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में यू०वी० पटेल फउन्डेशन , 1215/ 2, शिरोले 
रोड, शिवाजीनगर , पुणे द्वारा चलाई जा रही शिक्षा छात्रवृत्तियों तथा अनुदानों की अवार्ड 
स्कीम की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारम्भ होने 
वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए कार्पस निधि के रूप में मात्र 
दो करोड़ अटटासी लाख रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 283 - 2001/ फा . सं. एन. सी . - 83/ 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स . ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


5. 0 . 912 ( E ). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number 9 . 0 .54( E ) dated the 16th January , 1998 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 12 , for Scheme for award of education 
scholarships and grants in Gujarat and Maharashtra States, by U . V . Patel Foundation , 1215 /2 , 
Shirole Road, Shivajinagar, Pune, as an eligible project or scheme for a period of two years 
beginning with assessment year 1998 - 1999 which was extended further vide notification 
number 5. 0 .754( E ) dated the 10th September , 1999 for a period of two years beginning with 
assessment year 2000 - 2001; 


[ भाग II - खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond four years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) , hereby specifies the scheme or project of Scheme for award of education 
scholarships and grants in Gujarat and Maharashtra States , which is being carried out by U . V . 
Patel Foundation , 1215 / 2 , Shirole Road , Shivajinagar, Pune , at the estimated cost of rupees 
two crores eighty eight lakhs as corpus fund only , as an eligible project or scheme for a 
further period of three years commencing from assessment year 2002- 2003. 


[ No. 283 -2001/ E. No. NC -83/ 2001 ] 

VIJAY MATHUR, Secy.( N.C.) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 


का . आ . 913( अ ) - केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम 1961 
( 1981 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पतित 
उपधारा ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय समिति की 
सिफारिशों पर भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 3 
अक्तूबर ,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 698( अ ) में निम्न प्रकार संशोधन 
करती है, अर्थातः 


उक्त अधिसूचना की सारणी में माता लक्ष्मी रोट्ररी चैरिटेबल सोसाइटी , 
आदिपुर, कच्छ, गुजरात से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने धारा 35 क ग के 
अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित 
कॉलम ( 4 ) में “ 38. 82 लाख रूपए " ( 15. 00 लाख रूपये की कोपर्स निधि 
सहित ) अक्षरों, आंकड़ों , शब्दों एवं कोष्ठकों के स्थान पर " 48. 59 लाख रूपए " 
( 1 5. 00 लाख रूपये की कोपर्स निधि सहित ) अक्षर, आंकडे , शब्द एवं कोष्टक 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 284 - 2001 / फा. सं. एन. सी. - 83 / 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स. ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII - SEC. 3( 1) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


___ S. 0. 913( E). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause 
(b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central 
Government on the recommendations of the National Committee hereby further amends the 
notification of Government of India , Ministry of Finance (Department of Revenue ) number 
S.O . 698 (E ) dated the 3rd October, 1997 as follows, namely : 


In the said notification , in the Table against serial number 2 relating to Mata Lachmi 
Rotary Charitable Society , Station Road , Adipur, Kutch - 370205 , Gujarat, in column (4 ) 
relating to the maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC , for 
the letters , figures, words and brackets " Rs.38 .82 lakhs ( including a corpus fund of Rs.15 .00 
lakhs)" the letters, figures , words and brackets “ Rs.48 .59 lakhs (including a corpus fund of 
Rs. 15 .00 lakhs ) " shall be substituted . 

No. 284- 2001/ E. No. NC- 832001 ] 

VIJAY MATHUR, Secy.( N. C. ) 
अधिसूचना 

मई दिल्ली , 20 सितम्बर, 2001 
का. आ . 914 ( अ ). - जबकि, आयकर अधिनियम,1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय की टिनांक 12 दिसम्बर , 2001 की अधिसूचना सं0सा0 आo 
862 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने हेलन केल्लर सर्विस सोसाइटी फार ब्लाइंड , 
विझियागम , विश्वनाथपुरम , मुदरई -625014 द्वारा तमिलनाडू के जिला पी एम टी , 
सलैग्रामम स्थित विझियागम रूरल आई हॉस्पिटल को चलाने के लिए परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1998 - 1999 से आरंभ होने वाले तीन 
वर्षों की अवधि के लिए कम सं017 पर विनिर्दिष्ट किया था , 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना 


___ और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम सुचारू रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के 
नियम 11ड के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों 
की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की भी सिफारिश की है, 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 
43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 
1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए हेलन केल्लर सर्विस सोसाइटी फार 
ब्लाइंड , विझियागम, तिश्तनाथपुरम , मुदरई- 625014 द्वारा कार्यान्वित की जा रही 
तमिलनाड के जिला पी एम टी , सलैयामम स्थित तिझियागम रूरल आई हॉस्पिटल 
को चलाने के लिए स्कीम अथवा परियोजना को निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से 
आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र बयालीस लाख रुपए 
की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट 
करती है । 

[ सं. 285 - 2001 / फा . सं. एम. सी .-83/2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स. ) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S. O . 914 (E ).- Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance number S . O .862 (E ) dated the 12 " December , 1997 , issued under clause 
(b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 17 , for Running of Vizhiagam Rural Eye Hospital 
at Salaigramam , District PMT, Tamilnadu , by Helen Keller Service Society for the Blind , 
Vizhiagam , Viswanathpuram , Madurai – 625014 , as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment year 1998 - 1999 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee has , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 
11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) , hereby specifies the scheme or project of Running of Vizhiagam Rural 
Eye Hospital at Salaigramam , District PMT, Tamilnadu , which is being carried out by Helen 
Keller Service Society for the Blind , Vizhiagam , Viswanathpuram , Madurai - 625014 , at the 
estimated cost of rupees forty two lakhs only , as an eligible project or scheme for a further 
period of three years commencing from assessment year 2001- 2002, 


[ No. 285 -2001/ E. No. NC - 83/ 2001] 
___ VIJAY MATHUR, Secy.( N.C.) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 
का . आ . 915 ( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1061 ( 1061 का 43 ) की धारा 36 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 3 मई , 1995 की अधिसूचना सं0सा0 आo 402 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
बसवनागुडी एक्वेटिक सेंटर , शंकर प्रसाद, नम्बर - 43, शंकर मुट्ट रोड , बसवनागुडी , 
बंगलोर - 560004 द्वारा बसवनागुडी नियर नेशनल कालेज , बंगलौर में स्थित तैराकों के 
लिए रहने और खाने की व्यवस्था सहित तरणताल परिसर तथा आधुनिक व्यायामशाला के 
निर्माण और अकादमी के संचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से 
आरम्भ होने वाले तीन तर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप मे 
क्रम सख्या 10 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे कर निर्धारण वर्ष 1999 - 1997 से आरम्भ होने 
वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 29 दिसम्बर, 1007 की अधिसूचना सं0 
सां0आ0 919 ( अ0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
सुचारू रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 115 के 
उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की भी सिफारिश की है , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec . 3 (0 )] 


- 


- 


इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बसवनागुडी एक्चेटिक सेंटर , शंकर प्रसाद , नम्बर - 43 , शंकर मुट्ट रोड , 
बसवनागुडी , बंगलोर - 560004 द्वारा बसवनागुडी नियर नेशनल कालेज , बंगलौर स्थित 
तैराकों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था वाले तरणताल परिसर और आधुनिक 
व्यायामशाला के निर्माण और अकादमी के संचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 
2002- 2003 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोद , 
तीस हजार रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 286 - 2001/ फा . सं. एन. सी . - 83/ 2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स . ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


S. 0. 915CE ) - Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance number 8. 0 .402 (E ) dated the 3rd May, 1995, issued under clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central 
Government had specified at serial number 10 , for Construction of swimming pool complex 
with facilities of boarding and lodging for the swimmers and a modern gymnasium at 
Basavanagudi, Near National College , Bangalore and running of Academy, by Basavanagudi 
Aquatic Centre, Shankar Prasad , Number 43 , Shankar Mutt Road , Basabanagudi, Bangalore - 
560004, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1996 - 1997 which was extended further vide notification number S . O . 919 ( E ) 
dated the 29th December, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 
1999 - 2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of swimming pool 
complex with facilities of boarding and lodging for the swimmers and a modern gymnasium 
at Basavanagudi, Near National College, Bangalore and running of Academy, which is being 
carried out by Basavanagudi Aquatic Centre, Shankar Prasad , Number 43, Shankar Mutt 
Road , Basabanagudi, Bangalore – 560004 , at the estimated cost of rupees one crore thirty 
thousand only , as an eligible project or scheme for a further period of three years 
commencing from assessment year 2002- 2003 . 


INo. 286 -2001/ E. No . NC -83/ 2001 ] 

VIJAY MATHUR, Secy .( N.C.) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 


का. आ . 916( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 2 फरवरी , 1996 की अधिसूचना सं0सा0 आO 92 
( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जशलपुर आरोग्य मंहल, जालपुर , ता० कादी , 

साणा , नार्य गजरात द्वारा जाभलपर ता० कादी जिला. मेहसाणा, नार्थ 
गुजरात में भगवती सार्वजनिक अस्पताल के रखरखाव की परियोजना को निर्धारण 
वर्ष 1996 -1997 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे बाद में 
निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 
दिनांक 15 मई , 1998 की अधिसूचना सं0 स0आ0 406 ( अ0 ) द्वारा आगे 
बदाया गया था , 
___ और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना 


____ और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के 
नियम 113 के उपनियम (5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों 
की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जशलपुर आरोग्य माल, जमलपुर , ता0 कादी, 
जिला मेहसाणा , नार्य गुजरात द्वारा जसलपुर, ता0 कादी जिला , मेहसाणा , नार्थ 
गुजरात में भगतती सार्वजनिक अस्पताल के रखरखात की परियोजना को कर 
निर्धारण तर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे की 
अवधि के लिए मात्र चौतीस लाख , तेइस रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 287 - 2001 / फा . सं . एन. सी .- 83 /2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


2929 GI /2001 - 5 


_ _ 


PART II - SEc:3(ii), 


. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 20th September, 2001 


4 . 


8.0 . 916(E).— Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance number 5.0 .92 ( E ) dated the 2nd February , 1996 , issued under clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 9 , for Maintenance for P . H . Bhagwati Sarbajanik 
Hospital at Jasalpur, Tal. Kadi District Mehsana of North Gujarat, by Jasalpur Arogya 

Mandal, Jasalpur , Tal. Kadi, District Mehsana, North Gujarat, as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was 
extended further vide notification number S. 0. 406( E) dated the 15th May , 1998 for a period 
ofthree years beginning with assessment year 1999 - 2000 ; . 


। 


And. whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 


And whereas the National Committee has , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project ofMaintenance for P . H . Bhagwati 
Sarbajanik Hospital at Jasalpur, Tal. Kadi District Mehsana of North Gujarat, which is being 
carried out by Jasalpur Arogya Mandal, Jasalpur , Tal. Kadi, District Mehsana , North Gujarat, 
at the estimated cost of rupees , thirty four lakhs twenty three thousand only , as an eligible 
project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002 


2003. 


No. 287- 2001/ E. No. NC -83/ 2001] 

. VIJAY MATHUR , Sexy.(N . C.) 
अधिसंचना 

नईदिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 
का. आ. 917 ( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं0सा0 आO 422 
( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सोशल एक्शन फार मैनपॉवर किएशन ( सम्पर्क ) 
काम - भगे, रेलवे स्टेशन मालावली, तालुक - माखल , जिला पुणे - 410405 द्वारा ( क ) 
समुदाय भवन सह प्रशिक्षण केन्द्र सहित प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु 12 कमरों 
का निर्माण ( ख ) बाल शिक्षा समर्थन कार्यक्रम ( ग ) वान्ड़े परियोजना में होस्टल (घ ) 
महिला प्रशिक्षण कार्यकम और( 3.) महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए 
भगे स्कूल पुणे में विस्तार भवन का निर्माण को कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से 
आरम्भ होने ताले तीन तर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के 
नियम 11ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों 
की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , । . . . . . . 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोशल एक्शन फार मैनपावर किएशन ग्राम 
भगे, रेलवे स्टेशन मालावली, तालुक - माबल , जिला पुणे - 410405 द्वारा ( क ) 
समुदाय भवन सह प्रशिक्षण केन्द्र सहित प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु 12 कमरों 
का निर्माण( ख ) बाल शिक्षा समर्थन कार्यक्रम -(ग ) चान्छे परियोजना में होस्टल (घ ) 
महिला प्रशिक्षण कार्यकम और( ह.) महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए 
भगे स्कूल पुणे में विस्तार भवन का निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर , 
निर्धारण तर्ष 2002- 2003 से प्रारंभ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की आसे 
की अवधि के लए मात्र सत्तावन लाख छियासठ हजार रूपए की अनुमानित 
लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 288 - 2001/ फा. सं. एन. सी.- 83/ 2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S . O . 917 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance number 9 . 0 .422 ( E ) dated the 19th May , 1998 , issued under clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 4 , for (a ) Construction of community hall-cum 
training centre with 12 rooms for accommodation of trainees; ( b ) . Child educational support 
programme ; (c ) Hostel in Wandre Project ; (d) Women s training programme and ( e ) 
Construction of Extension building for Bhaje School at Pune and surrounding areas of 
Maharashtra , by Social Action for Manpower Creation (SAMPARC ), Village -Bhage , 
Railway Station Malavali, Taluk - Mabal, District Pune - 410405 , as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999- 2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years; 


Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub .. 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AG of the Ineome-tax Act , 
1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of (a ) Construction of pomimunity . 
hall-cum-training centre with 12 rooms for accommodation of trainees; (b) Child educational 
support programme; (c ) Hostel in Wandre Project ; (d) Women s training programme and (e ) 
Construction of Extension building for Bhaje School at Pune and surrounding areas of 


36 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II - SEC. 3( ) ] 
Maharashtra , which is being carried out by Social Action for Manpower Creation 
(SAMPARC ), Village - Bhage , Railway Station Malavali, Taluk -Mabal, District Pune - 
410405, at the estimated cost of rupees fifty seven lakhs sixty six thousand only , as an 
eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment 
year 2002 - 2003. 

[ No. 288- 2001/ F. No. NC- 83/ 2001 ] 

VIJAY MATHUR, Secy .( N. C.) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 
का . आ. 918( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम,1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 14 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं0सा0 आo 193 ( अ ) जिसे दिनांक 10 
सितम्बर,1999 की सांo आ0 746 ( 30 ) द्वारा संशोधित किया गया , के द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने नूतन भारती, मैदान गढ़, तालुका - पालनपुर जिला बनासकांठा , गुजरात द्वारा ग्राम 
मैदान गढ़ , गुजरात में नूतन भारती संस्थान की विकास तथा विस्तार परियोजनाः - ( क ) ग्राम 
विद्यापीठ ; ( ख ) ग्रामीण तकनीकी संस्थाएं ग ) प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवा अस्पताल , आई 

सी डी एस तथा महिला एवं शिश कल्याण संबंधी गतिविधियां ; ( घ ) महिला विद्यार्थियों के 
लिए छात्रावास ; (8.) पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास ; ( च ) वेब साईट, फलॉपी 
डिस्क को तैयार करना तथा किताबों के प्रकाशन को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से 
आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
कम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से 
आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 20 मई , 1998 की अधिसूचना 
सं० सां0 आ0 434 ( अ0) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पाँच वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते याम मैदान गढ़ , गुजरात में नूतन भारती, मैदान गढ़ , तालुका - पालनपुर जिला 
बनासकांठा , गुजरात द्वारा चलाई जा रही नूतन भारती संस्था की विकास तया विस्तार 
परियोजना - ( क ) ग्राम विद्यापीठ ; ( ख ) ग्रामीण तकनीकी संस्था ; ( ग ) प्राथमिक स्वास्थ्य 
देखरेख सेवा अस्पताल , आई सी डी एस तथा महिला एवं शिशु कल्याण संबंधी गतिविधियां 
; ( घ ) महिला विद्यार्थियों के लिए छात्रावास ; (ड.) पिछड़े रार्ग के विद्यार्थियों के लिए 
छात्रावास ; ( च ) वेब साईट , फ्लॉपी डिस्क को तैयार करना तथा किताबों के प्रकाशन की 
परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण तर्ष 2002 - 2003 से प्रारम्भ होने वाले तीन 
कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड़ तिरानबे लाख पचास हजार 
रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट 
करती है । 


[ सं . 289 - 2001/ फा. सं . एन. सी .- 83/ 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स.) 


[ भाग 1 - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


S.O .918 (E ).—- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S . O . 193( E ) dated the 14h March , 1996 as amended by S .O . 746 ( E ) dated the 
10th September , 1999 , issued under clause ( b) of the Explanation to section 35AC of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government had specified at serial number 8 , 
for Project for development and extension of Institution of Nootan Bharti:- (a ) Gram 
Vidyapeeth; ( b ) Rural technical Institution; ( c ) Primary Health Care Service Hospital, ICDS 
and Women and Children Welfare Activities; ( d ) Hostel for ladies students; ( e ) Hostel for 
Backward class students; (f) Preparation of Website, preparation of Floppy Disk and 
Publication of books at Village Madana -Garh , Gujarat, by Nootan Bharti, Madan -Garh , Tal. 
Palanpur, District Banaskantha , Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of two 
years beginning with assessment year 1997 - 1998 which was extended further vide 
notification number S .0 .434( E) dated the 20th May , 1998 for a period of three years 
beginning with assessment year 1999-2000; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years ; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Project for development and 
extension of Institution of Nootan Bharti:- (a ) Gram Vidyapeeth ; (b ) Rural technical 
Institution ; (c ) Primary Health Care Service Hospital, ICDs and Women and Children 
Welfare Activities; ( d ) Hostel for ladies students ; ( e ) Hostel for Backward class students; (f) 
Preparation of Website, preparation of Floppy Disk and Publication of books at Village 
Madana -Garh , Gujarat, which is being carried out by Nootan Bharti, Madan -Garh , Tal. 
Palanpur, District Banaskantha , Gujarat, at the estimated cost of rupees one crore ninety 
three lakhs fifty thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three 
years commencing from assessment year 2002 -2003. 


No. 289-2001/ F. No. NC -83/2001 ] 

VIJAYMATHUR , Secy. (N .C .) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 
का. आ. 919( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं0सा0 आ0 422 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन इंठिया , 64 - 65 , ग्रीनवेज रोद , चेन्नई- 600028 द्वारा ग्राम सराय 
मोहना , जिला वाराणसी में ( क ) ग्रामीण प्राथमिक स्कूल के निर्माण , तथा ( ख ) संजीवन 
अस्पताल में स्त्री रोग विज्ञान वार्ड के निर्माण को कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से 
आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप 
में कम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3( ii)] 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 6) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 49 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते याम सराय मोहना , जिला वाराणसी में कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन इंडिया , 64 - 65 , 
ग्रीनवेज रोड, चेन्नई - 600028 द्वारा चलाई जा रही ( क ) ग्रामीण प्राथमिक स्कूल के 
निर्माण ; तथा ( ख ) संजीवन अस्पताल में स्त्री रोग विज्ञान वार्ड के निर्माण की परियोजना 
अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से प्रारम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण 
वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र अट्ठाईस लाख साठ हजार रूपए की अनुमानित 
लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 290 - 2001/ फा. सं. एन . सी.- 83 /2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


S . O . 919 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry . 
of Finance number S. 0 . 422( E ) dated the 19th May , 1998 , issued under clause ( b) of the 
Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central 
Government had specified at serial number 2 , for ( a ) Construction of Rural Primary School; 
and (b ) Construction of Gynaecology Ward in Sanjeevan Hospital at Village Sarai Mohna, 
District Varanasi, by Krishnamurti Foundation India , 64 -65 , Greenways Road , Chennai - 
600028 , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1999 -2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income - tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) , hereby specifies the scheme or project of ( a) Construction of Rural 
Primary School; and (b ) Construction of Gynaecology Ward in Sanjeevan Hospital at Village 
Sarai Mohna , District Varanasi, which is being carried out by Krishnamurti Foundation India , 
64 -65 , Greenways Road , Chennai - 600028 , at the estimated cost of rupees twenty eight 
lakhs sixty thousand only , as an eligible project or scheme for a further period of three years 
commencing from assessment year 2002 -2003 . 

HIN6: 290 - 200Vr. No. NC- 83/ 2001] 

VIJAY MATHUR, Secy.(N.C.) 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 
___ का . आ. 920 ( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 11 फरवरी,1999 की अधिसूचना सं0सा0 आ0 99( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने कैन्सर इंस्टीट्यूट उब्ल्यू आई ए) इस्ट , ईस्ट कैनाल बैंक रोड, गांधी नगर , अठयार, 
चेन्नई -600020 द्वारा केंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई, तमिलनाडु के जनरल वाई में गरीब कैंसर 

गयों को मफत भोजन और केंसररोधी दवाईयां उपलब्ध कराने की योजना को कर 
निर्धारण वर्ष 1900 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट किया था , 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 6) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की भी सिफारिश की है, 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए फैन्सर इंस्टीट्यूट डब्ल्यू आई ए) इस्ट, ईस्ट कैनाल बैंक 
रोड, गांधी नगर , अडयार , चेन्नई - 600020 द्वारा कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई , तमिलनाडु के 
जनरल वार्ड में गरीब कैसर रोगियों को मुफ्त भोजन और कैंसररोधी दवाईयां उपलब्ध 
कराने के कार्यक्रम की स्कीम अथवा परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से 
प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए अनुमानित लागत मात्र छह करोड़ , 
पचास लाख रूपए की कार्पस निधि पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 291 - 2001 / फा. सं. एन. सी.- 83 / 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स. ) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


$.0 . 920 (E ). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S .O . 96 (E ) dated the 11th February , 1999, issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central 
Government had specified at serial number 9 , for Providing free food and anti- Cancer drugs 
to poor cancer patients in General wards of Cancer Institute at Chennai, Tamil Nadu , by The 
Cancer Institute (WIA ) Trust, East Canal Bank Road , Gandhi Nagar, Adyar , Chennai – 
600020 , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1999 - 2000%; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

| PART II. SEC. 3(ii)] 
And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Providing free food and anti 
Cancer drugs to poor cancer patients in General wards of Cancer Institute at Chennai, Tamil 
Nadu , which is being carried out by The Cancer Institute (WIA ) Trust, East Canal Bank 
Road , Gandhi Nagar , Adyar , Chennai - 600020 , at the estimated cost of rupees six crores 
fifty lakhs as corpus fund only , as an eligible project or scheme for a further period of three 
years commencing from assessment year 2002 - 2003 . 


[ No . 291- 2001/ E. No. NC -832001] 

VIJAY MATHUR, Secy. ( N. C .) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 
का. आ. 921 ( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 30 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं0सा0 आO 973 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने मंगलम . मंगलम सदन , ए - 445 , इंदिरानगर, लखनऊ - 226016 द्वारा 7 , 
इंस्टीट्यूशनल एरिया , कड़कड़डूमा , दिल्ली में मंगलम मेडिकल पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र 
के निर्माण, साजसज्जा और उपकरण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1006 - 1007 से 
आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
क्रम संख्या 10 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से 
आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 11 अगस्त , 1008 की अधिसूचना 
सं0 सां0आ0 679 ( अ0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 113 के 
उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की भी सिफारिश की है , 
- इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंगलम , मंगलम सदन , ए - 445, इंदिरानगर, 
लखनउ - 226016 द्वारा कार्यान्वित की जा रही 7 , इंस्टीट्यूशनल एरिया , कड़कड़डूमा , दिल्ली 
में मंगलम पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र के निर्माण , साजसज्जा और उपकरण की परियोजना 
अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे 
की अवधि के लिए मात्र अदतीस लाख , सात हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक 
पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 292- 2001/ फा. सं. एन. सी.- 83/ 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स. ) 


( TT - 13( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S . O . 921 (E ). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S .O . 973 (E ) dated the 14h December , 1995 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 10 , for Construction , furnishing and equipments 
of Mangalam Medical Rehabilitation and Research Centre at 7 , Institutional Area , 
Karkardooma, Delhi, by Mangalam , Mangalam Sadan , A -445 , Indiranagar, Lucknow - 
226016 , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1996 - 1997 which was extended further vide notification number 8 . 0 .679 (E ) 
dated the 11 “ August, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999 
2000 ; 


And whereas the said project or schemeis likely to extend beyond six years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of th 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction , furnishing and 
equipments of Mangalam Medical Rehabilitation and Research Centre at 7, Institutional 
Area, Karkardooma, Delhi, which is being carried out by Mangalam , Mangalam Sadan , A 
445 , Indiranagar, Lucknow – 226016 , at the estimated cost of rupees thirty eight lakhs seven 
thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years 
commencing from assessment year 2002 - 2003 . 


[No. 292 -2001/F .No. NC -83 /2001 ] 

VIJAY MATHUR, Secy.(N .C .) 


2929 G1/2001 – 6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3( ii)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 


का . आ . 922 ( अ ) - आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 23 फरवरी ,2000 की अधिसूचना सं0सा0 आO 
154 ( अ0 ) में निम्नानुसार संशोधन करती है, नामतः । 

उक्त अधिसूचना में डा० निहार मुन्शी आई फाउन्डेशन , 1 /3 , डोसर प्लेस , 
कलकत्ता- 700019 के संबंध में सारणी में क्रम संख्या 9 के सम्मुख कॉलम ( 3 ) में 
परियोजना अथवा स्कीम से संबंधित शब्दों कलकत्ता. पश्चिम बं 
ऑपथामोलोजी सेन्टर की स्थापना करना , परिसरों, उपस्करों एतं उपकरणों की खरीद के 
स्थान पर “ चरण - I : कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में किराए के परिसरों में कमयुनिटी 
ऑपथायोलोजी सेन्टर की स्थापना करना , उपस्करों एवं उपकरणों की खरीद ! चरण : 
उपर्युक्त परियोजना के लिए पूरे कम्यूनिटी ऑपथामोलोजी केन्द्र को या तो खरीदे गए/ बनाए 
गए अथवा अधिग्रहीत किए गए नए परिसर में स्थानांतरित करना " प्रतिस्थापित किया 
जाएगा । 


[ सं. 293 - 2001 / फा . सं. एन. सी. - 83/ 2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S.O . 922 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause 
( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central 
Government on the recommendations of the National Committee hereby amends the 
notification of Government of India , Ministry of Finance (Department of Revenue) number 
S . 0 .154 ( E ) dated the 23rd February , 2000 , as follows, namely: 


In the said notification , in the Table against serial number 9 relating to Dr. Nihar 
Munshi Eye Foundation , 1/ 3 , Dover Place , Calcutta – 700019 , in column (3 ) relating to 
project or scheme, for the words " Setting up of Community Opthamology Centre , purchase 
of premises , equipments and instruments at Calcutta, West Bengal " the words “ Phase -I: 
Setting up of Community Ophthalmology Centre in a rented premises, purchase of 
equipments and instruments at Calcutta, West Bengal. Phase- II: Shifting the complete 
Commnity Opthalmology Centre to a new premises either purchased / constructed or acquired 
for the above project. ” shall be substituted. 


( No . 293-2001/ F. No. NC-83 /2001] 

VIJAY MATHUR, Secy.( N. C. ) 


[ भाग 1 - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 


का. आ . 923 ( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 14 मार्च,1996 की अधिसूचना स0सा0 आ0 103 ( अ0 ) जिसे दिनांक 
26 नवम्बर .1999 की सां0 0 1174 ( अ0 ) द्वारा संशोधित किया गया , के द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने इंडियन मेडिकल सेन्टर, 283, टी0टी0के0 रोड़ , चेन्नई - 600018 द्वारा 
पेरूमालपुरम , अगस्येश्वरम , पंचायत , कन्याकुमारी जिला , तमिलनाडु में 100 बिस्तर वाले 
अस्पताल के निर्माण , साजसज्जा तथा उपस्करों को कर निर्धारण वर्ष 1997 -1998 से 
आरम्भ होने ताले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप 
में कम संख्या 14 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से 
आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 26 नवम्बर , 1999 की अधिसूचना 
सं० सां0 आ0 1174 ( अ0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना लागत को 162.78 लाख रूपये से संशोधित करके 
385 . 78 लाख रूपए करने की सिफारिश की है , 

इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए - 

( क ) पेरुमालपूरम , अगस्थेश्वरम , पंचायत , कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु में इंडियन 
मैडिकल सेन्टर , 283, टी0टी0के0 रोड़ , चेन्नई -600018 द्वारा चलाई जा रही 100 बिस्तर 
वाले अस्पताल के निर्माण, साज - सज्जा तथा उपस्करों की परियोजना अथवा स्कीम को कर 
निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से प्रारम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की 
आधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है , तथा 

( ख ) दिनांक 14 मार्च,1996 की रका अधिसूचना सं0 सा0 आ0 193 ( अ0) में 
निम्न प्रभाव से आगे संशोधन करती है: नामतः 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में कम सं0 14 के सम्मुख कॉलम ( 4 ) में अनुज्ञात 
की गई अधिकतम लागत के संबंध में अक्षर, अंक तथा शब्द 162. 78 लाख रूपए " के 
स्थान पर अक्षर, अंक तथा शब्द " 385.78 लाख रूपए प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 294 - 2001 / फा. सं. एन. सी .- 83/ 2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC, 3(ü )] 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 20th September, 2001 


S. O . 923 (E ). — Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance number 9 . 0 . 193 ( E ) dated the 14 " March , 1996 as amended by 
S . O . 1174 ( E ) dated 26 " November, 1999 , issued under clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had 

ified at serial number 14 , for Construction , furnishing and equipments of 100 bed 
hospital at Perumalpuram , Agastheswaram Panchayat, Kanyakumari District, Tamil Nadu , by 
Indian Medical Centre, 283, T . T. K . Road , Chennai - 600018 , as an eligible project or scheme 
for a period of three years beginning with assessment year 1997- 1998 which was extended 
further vide notification number S . 0 . 1174 ( E ) dated the 26 November , 1999 for a period of 
two years beginning with assessment year 2000 -2001; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the project or scheme is 
being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of 

les, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of 
three years and amending the project cost from Rs. 162.78 lakhs to Rs.385.78 lakhs; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ), read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC , of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), 


(a ) 


hereby specifies the scheme or project of Construction , furnishing and 
equipments of 100 bed hospital at Perumalpuram , Agastheswaram Panchayat, 
Kanyakumari District , Tamil Nadu , which is being carried out by Indian 
Medical Centre , 283 , T. T .K . Road , Chennai - 600018 , as an eligible project or 
scheme for a further period of three years beginning with assessment year 
2001- 2002; and 


(b ) 


further amends the said notification number 8 .0 . 193 (E ) dated the 14th March , 
1996 , to the following effect, namely : 


In the said notification , in the Table against serial number 14 , in 
column (4 ) relating to maximum cost for which allowed , for the letters, figures 
and word " Rs. 162. 78 lakhs" , the letters , figures and word “ Rs. 385 .78 lakhs " 
shall be substituted . 


[No. 294 - 2001/F . No. NC -83 /2001] 

VIJAY MATHUR, Socy. (N . C .) 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 
का . आ. 924 ( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 17 अक्टूबर , 1995 की अधिसूचना सं0सा0 आ0 844 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने निष्काम सिक्ख वैलफेयर काउन्सिल, कल्याण परिषद , बी0एफ0 - 33 , टैगोर 
गार्डन, नई दिल्ली - 110027 द्वारा ग्राम खानपुर , जिला- रोपड़ , पंजाब में माता गुजरी 
वृद्धावा : और अनाथालय के खर्चों को चलाने को कर निर्धारण वर्ष 1996 -1997 से 
आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप 
में क्रम संख्या 14 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में निर्धारण वर्ष 1998 - 1999 से 
आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 27 मार्च,1997 की अधिसूचना 
सं0 सां० आ0 250 ( 0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना लागत 27. 36 लाख रूपए को संशोधित करके 
99. 00लाख रूपए करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 36 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए : 
( क ) ग्राम खानपुर , जिला रोपड़ , पंजाब में निष्काम सिक्ख कल्याण परिषद , बी०एफ० - 33, 
टैगोर गार्डन , नई दिल्ली - 110027 द्वारा ग्राम खानपुर, जिला - रोपड़ , पंजाब में माता गुजरी 
वृद्धावास और अनाथालय के खर्चों को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर 
निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से प्रारम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की 
अवधि के लिए एक पात्र. परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है , तथा 
( ख ) दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 की उयत अधिसूचना सं0 सां० आ0 844( अ0 ) में 
निम्न प्रभाव से संशोधन करती है , नामतः 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में कम सं0 14 के सम्मुख कॉलम ( 4 ) जो अनुज्ञात की 
गई अधिकतम लागत से संबंधित है , में अक्षर , अंक तथा शब्द 27. 36 लाख रूपए के 
स्थाम पर अक्षर , अंक तथा शब्द 99. 00 लाख रुपए प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 295 - 2001 / फा . सं. एन. सी . -83/2001 ] 

विजप माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec . 3 ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S. O . 924 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S . O .844 ( E ) dated the 17th October, 1995 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 14 , for Running expenses for Mata Gujari Old 
Age Home-cum - orphanage at Village Khanpur , District Ropar , Punjab , by Nishkam Sikh 
Welfare Council, BF - 33, Tagore Garden , New Delhi - 110027 , as an eligible project or 
scheme for a period of two years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was 
extended further vide notification number S . Q . 259 ( E ) dated the 27th March , 1997 for a period 
of three years beginning with assessment year 1998 - 1999 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the project or scheme is 
being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of 
the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of 
three years and amending the project cost from Rs.27. 36 lakhs to Rs .99 .00 lakhs; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) , read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC , of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961 ), 


(a ) 


hereby specifies the scheme or project of Running expenses for Mata Gujari 
Old Age Home-cum - orphanage at Village Khanpur, District Ropar, Punjab , 
which is being carried out by Nishkam Sikh Welfare Council, BF - 33 , Tagore 
Garden , New Delhi - 110027 , as an eligible project or scheme for a further 
period of three years beginning with assessment year 2001- 2002 ; and 


(b ) 


further amends the said notification number 9 .0 .844 (E ) dated the 17th 
October, 1995, to the following effect, namely: 


In the said notification , in the Table against serial number 14 , in column ( 4 ) 
relating to maximum cost for which allowed , for the letters , figures and word “ Rs.27 . 36 
lakhs” , the letters, figures and word “ Rs.99. 00 lakhs" shall be substituted . 


[No. 295 - 2001/F. No.NC -83 /2001] 

VIJAY MATHUR, Socy.(N.C.) 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 


का . आ . 925( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 22 नवम्बर,1994 की अधिसूचना सं0सा0 आO 743 
( अ0 ) जिसे 10 सितम्बर , 1999 के सां0 आ0 743 ( अ0 ) द्वारा यथासंशोधित 
किया गया , केन्द्रीय सरकार ने सांवरकांठा थैरिटेबल ट्रस्ट , मार्फत डा . नवीन मोदी, 
मनोचिकित्सक , अवकार हस्पिटल , खोठियार काम्पलैक्स , डा0 गांधी रोठ , हिम्मत 
नगर -383001 ( गुजरात ) द्वारा सांवरकांठा , उत्तर गुजरात और जिला डूंगरपुर , 
राजस्थान में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विद्यालय के संचालन की 
परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995 -1996 से आरम्भ होने वाले एक वर्ष की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट 
किया था जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से आरम्भ होने वाले तीन 
वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 29 सितम्बर , 1995 की अधिसूचना सं0 
सां0आ0 825 ( अ0 ) द्वारा तया निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने 
वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 12 दिसम्बर , 1997 की अधिसूचना 
सं0 स0आ0 865 ( अ0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था , 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सात वर्ष से अधिक चलने की 
सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम सुचारू रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 , के 
नियम 113 के उपनियम (5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों 
की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की भी सिफारिश की है , 


इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांवरकांटा चैरिटेबल ट्रस्ट , मार्फत डा . नवीन 
मोदी, मनोचिकित्सक , अवकार हास्पिटल, खोडियार काम्पलैक्स , डा0 गांधी रोड, हिम्मत 
नगर - 383001 ( गुजरात ) द्वारा सांवरकांठा , उत्तर गुजरात और जिला डूंगरपुर , 
राजस्थान में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विद्यालय के संचालन की 
परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से प्रारंभ होने वाले तीन तर्षों की 
आगे की अवधि के लिए मात्र सत्ताइस लाख , साठ हजार रूपए की अनुमानित 
लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 296 -2001/ फा. सं. एन . सी. - 83/ 2001 ] 

विजय माथुर, सचिव ( रा. स. ) 


IPART II - SEC. 3( ii)] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 20th September, 2001 


S .O . 925 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S . O .839 ( E ) dated the 22nd November , 1994 as amended by S . 0 . 743 ( E ) 
dated the 10th September, 1999 , issued under clause (b ) of the Explanation to section 35AC of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had specified at serial 
number 7, for Running of school for mentally retarded children at Sabarkantha, North Gujarat 
and Dungarpur District of Rajasthan , by Sabarkantha Charitable Trust, C /o Dr. Navin Modi, 
Psychiatrist , Avkar Hospital , Khodiyar Complex , Dr. Gandhi Road , Himmat Nagar - 383001 
(Gujarat), as an eligible project or scheme for a period of one year beginning with assessment 
year 1995 - 1996 which was extended further vide notification numbers S .O . 825 ( E ) dated the 
29th September , 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996 -1997 
and S. O .865 ( E) dated the 12 December , 1997 for a period of three years beginning with 
assessment year 1999 - 2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond seven years ; 


And whereas the National Committee has , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) , hereby specifies the scheme or project of Running of school for mentally 
retarded children at Sabarkantha , North Gujarat and Dungarpur District of Rajasthan , which 
is being carried out by Sabarkantha Charitable Trust , C / o Dr. Navin Modi , Psychiatrist , 
Avkar Hospital , Khodiyar Complex , Dr. Gandhi Road, Himmat Nagar - 383001 ( Gujarat ), at 
the estimated cost of rupees twenty seven lakhs sixty thousand only , as an eligible project or 
scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002 - 2003 . 


[ No. 296- 2001/ E. No. NC - 83 /2001 ] 

VIJAY MATHUR, Secy.( N.C.) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 सितम्बर, 2001 
का . आ . 926( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर,1998 की अधिसूचना सं0सा0 आO 832 ( अ0 ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने महात्मा प्रकृति चिकित्सा केन्द्र , कोर्ट रोड , तालिपराम्बा - 670142, केरल 
द्वारा तालिपराम्बा , जिला कन्नूर, केरल में 80 बिस्तर वाले प्रकृति चिकित्सा अस्पताल के 
लिए भवन का निर्माण और विकास , सुसज्जा और उपकरणों की खरीद की परियोजना को 
एक पात्र परियोजना अयवा स्कीम के रूप में कम संख्या 10 पर कर निर्धारण 
वर्ष1999 - 2000 से आरंभ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
किया था , 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है ; 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर किसान परियोजना अथवा शोर 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 117 के 
उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अर्ग के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रादा शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , महात्मा प्रकृति चिकित्सा केन्द्र . कोर्ट रोड , तालिपराम्बा--6701 42, केरल 
द्वारा तालिपराम्बा , जिला कन्नूर , केरल में 80 बिस्तर वाले प्रकृति चिकित्सा अस्पताल के 
लिए भवन का निर्माण और विकास , सुसज्जा और उपकरणों की खरीद परियोजना अटना 
स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले आगे के तीन कर निर्धारण 
वर्षों के लिए मात्र एक करोड़ पचपन लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । । 


[ सं. 297 - 2001 / फा . सं. एन. सी . -83/ 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स. ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th September, 2001 


S. O . 926 ( E ). - whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S . O .832 (E ) dated the 18th September, 1998 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income - tax Act , 1961 (43 of 1961 ), the Central 
Government had specified at serial number 10 , for Purchase of equipments, furhishing and 
construciton of building and development of a 80 bedded nature care hospital at Taliparamba , 
Kannur District, Kerala, by Mahatama Prakriti Chikilsa Kendram, Court Road. Taliparamba 
- 670141, Kerala , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1999 -2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee has , being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


___ Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Purchase of equipments, 
furhishing and construciton of building and development of a 80 bedded nature care hospital 
at Taliparamba, Kannur District, Kerala , which is being carried out by Mahatama Prakriti 
Chikilsa Kendram , Court Road , Taliparamba - 670141, Kerala , at the estimated cost of 
rupees one crore fifty five lakhs forty five thousand only , as an eligible project or scheme for 
a further period of three years commencing from assessment year 2002 - 2003. 


INo. 297-2001/ F. No. NC -83/ 2001 ] 

VIJAY MATHUR, Secy. ( N. C .) 


2929 GI/ 2001 - 7 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii )]] 


अधिसूचना 

नईदिल्ली, 20 सितम्बर , 2001 
का . आ . 927( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
की दिनांक 23 फरवरी,1995 की अधिसूचना सं0सा0 आ0 116 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने रॉयल एजुकेशन सोसाइटी , बोरली पंचातन , शिवर्धन , जिला- रायगढ़ - 402403 , 
महाराष्ट्र द्वारा ग्राम बोरली, पंचातन , जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में चार एकड़ क्षेत्र के प्लाट पर 
महिला डिग्री कॉलिज तथा बालिका छात्रावास के निर्माण . साज सज्जा तथा स्थापना को कर 
निर्धारण वर्ष 1995 - 1996 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ठ किया था , जिसे बाद में 
निर्धारण वर्ष 1998 -1999 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 7 
जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 568 ( 40) द्वारा आगे बढ़ाया गया था , 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 115 के 
उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते ग्राम बोरली, जिला - रायगढ , महाराष्ट्र में रॉयल एजुकेशन सोसाइटी , खोरली . 
पंचातन ,शिवर्धन , जिला रायगड- 402403 महाराष्ट्र द्वारा चलाई जा रही चार एकर क्षेत्र के 
प्लाट पर महिला डिग्री कॉलिज तथा बालिका छात्रावास के निर्माण, साज सज्जा तथा स्थापना 
की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से प्रारम्भ होने वाले 
तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र छ. करोड़ चौदह लाख इक्यावन 
हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथता स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 298 - 2001 / फा . सं . एन. सी. - 83/ 2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा. स. ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th September, 2001 


so. 927( E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number S . O . 116 ( E ) dated the 23" February , 1995 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 6 , for Construction , furnishing and establishment 
of Women s Degree College and Girl s Hostel at a plot area of four acres of land at Village 
Borli, Panchatan , District Raigad ,Maharashtra , by Royal Education Society , Borli Panchatan , 
Shiwardhan , District Raigad -- 402403, Maharashtra, as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment year 1995 -1996 which was extended further 
vide notification number S. 0 .568( E) dated the 7th July , 1998 for a period of three years 
beginning with assessment year 1998 -1999; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction , furnishing and 
establishment of Women s Degree College and Girl s Hostel at a p 
land at Village Borli, Panchatan , District Raigad , Maharashtra , which is being carried out by 
Royal Education Society , Borli Panchatan , Shiwardhan , District Raigad - 402403, 
Maharashtra , at the estimated cost of rupees six crore fourteen lakhs fifty one thousand only , 
as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from 
assessment year 2001 - 2002 . 


[ No. 298-2001/ F No . NC -83/ 2001 ] 

VIJAY MATHUR, Secy.( N. C .) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001 
का. आ. 928( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय की दिनांक 16 मार्च,1994 की अधिसूचना सं0सा0 आ0 224 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने श्री भारत सरस्वती मंदिर संसद , शारदाग्राम , द्वारा- मंगरौल , जिला - जूनागढ़ , 
गुजरात द्वारा शारदाग्राम में कला एवं वाणिज्य कालिज, ग्रामीण विज्ञान एवं फार्मेसी कालिज , 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा छात्रावास के भवन के निर्माण को कर निर्धारण वर्ष 
1994 - 1995 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अयवा स्कीम के रूप में कम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में निर्धारण वर्ष 
1997 - 1998 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 2 फरवरी,1996 
की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 95 ( अ0 ) तया निर्धारण वर्ष 1999 -2000 से आरम्भ होने 
वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 20 मई,1998 की अधिसूचना सं० सां 
आ0436 ( अ0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है : 


और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के 
उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अयवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के 
लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते शारदायाम में श्री भारत सरस्वती मंदिर संसद , शारदायाम , द्वारा -मंगरौल , 
जिला - जूनागढ़, गुजरात द्वारा चलाई जा रही शारदाग्राम में कला एवं वाणिज्य कालिज , 
गामीण विज्ञान एवं फार्मेसी कालिज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा छात्रावास के भवन के 


52 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

PART II — Sec. 3(ü )] 
निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारम्भ होने 
वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र दो करोड़ पन्द्रह लाख 
पच्चीस हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
faralde aan 


[ . 299 - 2001/ 1. FH. TA . Ft.-83/2001 ] 

विजय माथुर , सचिव ( रा.स.) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th September, 2001 
S .O . 928 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance number $ .0 . 224 (E ) dated the 16h March , 1994 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 2 , for Construction of building of Arts and 
Commerce College, Rural Science and Pharmacy College , Industrial Training Institute and 
Hostel at Shardagram , by Shree Bharat Saraswati Mandir Sansad , Shardagram , Via – 
Mangrol, District Junagarh , Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of two years 
beginning with assessment year 1994 - 1995 which was extended further vide notification 
numbers S . O . 95 ( E ) dated the 2 " February , 1996 for a period of three years beginning with 
assessment year 1997- 1998 and $ .0 .436 ( E ) dated 20th May , 1998 for a period of three years 
beginning with assessment year 1999 -2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years; 


And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or 
scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 
11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further 
period of three years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 
1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of building of Arts 
and Commerce College, Rural Science and Pharmacy College , Industrial Training Institute 
and Hostel at Shardagram , which is being carried out by Shree Bharat Saraswati Mandir 
Sansad , Shardagram , Via - Mangrol, District Junagarh , Gujarat, at the estimated cost of 
rupees two crores fifteen lakhs twenty five thousand only , as an eligible project or scheme for 
a further period of three years commencing from assessment year 2002 - 2003. 


[No. 299- 2001/F. No. NC -83 /2001] 

VIJAY MATHUR , Secy.(N .C.) 


- - - - - 
Printed by the Manager, Govt. of India Pregs , Aing Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controllar of Publications . Delhi- 110054 - 2001 


